निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 463) 


8 ज्येष्ट 1939 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 29 मई 2017 


गृह विभाग 
( अरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

23 मई 2017 
सं० 4 / वि1 - 10 - 03 / 2016 - 4229 / गृ0आ0 — बिहार पुलिस अधिनियम 2007 ( अधिनियम 7, 2007 ) की धारा 
55 सह पठित धारा - 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 
के नियम 663 में इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 

(नियम 663 ) 
__ 1. बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के नियम 663 में नये उप - नियम का जोड़ा जाना। -नियम 663 के उपनियम 
( घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम (ङ ) जोड़ा जायेगा : 

" ( ङ ) (i). पुलिस महानिदेशक का कार्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु 
पुलिस मुख्यालय स्तर पर निम्न प्रकार से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का गठन किया जायेगा 
( क ) अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय ) 

अध्यक्ष 
( ख) पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी 

सदस्य 
( ग) पुलिस उप - महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी 

सदस्य 
( घ) पुलिस महानिरीक्षक के सहायक स्तर के पदाधिकारी 

सदस्य 
[ सदस्यों का मनोनयन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा, जिनमें एक पदाधिकारी 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अवश्य होंगे ।] 
( ii ) प्रक्षेत्र / क्षेत्र / जिला / वाहिनी / पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र आदि कार्यालयों के लिए अनुकम्पा के आधार 

पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार से जिला अनुकम्पा समिति का गठन किया जायेगा 
( क ) संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा / - अध्यक्ष 


प्राचार्य 


( ख ) 


सदस्य 


PER TOT ( 3TITETUT), 29 H $ 2017 
पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो पदाधिकारी , जिन्हें संबंधित पुलिस - 
उप - महानिरीक्षक के द्वारा मनोनीत किया जायेगा तथा जिनमें से 
एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अवश्य होंगे । 


( iii ). BY - ciecht (i) va (ii) ^ 3teftatea 3151ht4T HARIŤ PueyfetH 3tefta R (15 

0 - 1 . 2000 / - ) TTT 2000 / – 3427 CDH TE J ais 14€ I J ET 3RD YET 
नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा , 
सरकार के अपर सचिव । 


The 23rd May 2017 
No. 4 /B - 1- 10 -03/2016 -4229 /H . P — In exercise of the powers conferred under Section 55 , 
read with Section - 94 of the Bihar Police Act, 2007 ( Act 7 of 2007) the Governor of Bihar is pleased 
to make the following amendments in Rule 663 of the Bihar Police Manual, 1978 with effect from 
the date of issue of this notification : 


AMENDMENT 

(RULE 663) 
1. Insertion of new Sub -para in Rule 663 of Bihar Police Manual, 1978 . After Sub 
rule (d ) in Rule 663, following new Sub -rule ( e ) shall be added : - 

" ( e ) (i). For appointment on compassionate ground in the office of the Director 
General of Police and it s attached offices , a four member Central Compassionate 
Committee at the level of Police Head Quarters shall be constituted as follows : 


(a ) 


Additional Director General of Police (H . Q .) 


Chairman 


(b ) 


Officer of the rank of Inspector General of Police 


Member 


(c ) 


Officer of the rank of Deputy Inspector General of Police 


a 


- 


Member 


(d ) 


Officer of the rank of Assistant Inspector General of Police 


- 


Member 


[Members shall be nominated by Director General of Police , among whom 
one officer shall must be from Scheduled Caste /Scheduled Tribe ] 


(ii) 


For appointment on compassionate ground in Zonal/Range /District/Unit/ 
Police Training Centre etc . offices, District Compassionate Committee shall be 
constituted as follows : 
( a ) Concerned Senior Superintendent of Policel - Chairman 

Superintendent of Police /Commandant/Principal 


(b ) Two officers of the rank of Deputy Superintendent of - Member 

Police , who shall be nominated by the concerned Deputy 
Inspector General of Police and among whom one must be 
from Scheduled Caste / Scheduled Tribe 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 मई 2017 


( iii ) The Compassionate Committees constituted under clause (i) and (ii) of this sub 

rule shall make recommendations for appointment on the post of Constable 
(Grade Pay - Rs. 2000 /-) and on other posts of Group C and D having Grade 
Pay less than Rs. 2000 /- under State Police ." 

By order of thr Governor of Bihar 

RANJAN KUMAR SINHA , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 463 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


